. 


. 


१ 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 

7 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 85 राँची, बुधवार 

26 फरवरी, 2014 (ई०) 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- 


अधिसूचना 
25 फरवरी , 2014 


संख्या -3/ पद- 01 ( ख)- 07/ 2014 का . 1980 -- सचिव , मानवाधिकार , झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री धमेन्द्र पाण्डेय , झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 414 / 03 , गृह जिला- भोजपुर ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त निर्वाचन आयुक्त , राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद- 01 ( ख)-07 / 2014 का . 1981 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत रामदेव दास, झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक - 341/ 03 , गृह जिला- देवघर ) को अगले आदेश तक अपर निदेशक , उद्योग विभाग झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /पद- 01( ख )- 07/ 2014 का . 1982 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री दिनेश चन्द्र मिश्र, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 353ए/03 , गृह जिला- उत्तर प्रदेश ) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, नगर 
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 26 फरवरी 2014 


संख्या-3/ पद-01( ख)-07/ 2014 का . 1983 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री शशि रंजन प्रसाद सिंह , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 354ए / 03 , गृह जिला- भोजपुर ) को अगले आदेश तक निदेशक, पंचायती 
राज , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद-01( ख )-07/ 2014 का . 1984-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अजीत शंकर , झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 386 / 03, गृह जिला- हजारीबाग) को अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद- 01(ख )- 07/ 2014 का . 1985-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री संग्राम बेसरा, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक- 503 /03 , गृह जिला - मुंगेर , बिहार ) को अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद-01( ख )- 07 / 2014 का . 1986-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अरविन्द कुमार, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 447/ 03 , गृह जिला- पटना) को अगले आदेश तक उप सचिव, सांस्थिक वित्त , 
कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद -01( ख )-07 / 2014 का . 1987 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री प्रेमकांत झा , झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक - 465 / 03 , गृह जिला- दरभंगा ) को अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद- 01( ख)- 07/ 2014 का . 1988-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री प्रमोद सिंह, झा0प्र0से0 ( कोटि 
क्रमांक - 469/ 03 , गृह जिला- औरंगाबाद ) को अगले आदेश तक सचिव, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार , 
राँची के पद पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /पद- 01( ख )- 07/ 2014 का . 1989 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री देवेन्द्र भूषण सिंह, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 471 / 03 , गृह जिला- भोजपुर ) को अगले आदेश तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार , 
पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद- 01 ( ख)- 07 / 2014 का . 1990 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री श्रीराम तिवारी, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 477/ 03, गृह जिला- भोजपुर) को अगले आदेश तक उप सचिव , योजना एवं विकास 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 26 फरवरी 2014 


संख्या-3/ पद-01( ख)- 07 / 2014 का . 1991--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री इकबाल आलम अंसारी, 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 486/ 03 , गृह जिला- दुमका) को अगले आदेश तक अपर समाहर्ता विधि 
व्यवस्था, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद-01( ख )-07 / 2014 का . 1992 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री रामकरण राम, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 494 / 03, गृह जिला- पलामू) को अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक (प्र0 ) सांख्यिकी 
निदेशालय, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद- 01 ( ख)-07 / 2014 का . 1993 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री नागेन्द्र शर्मा, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 532 / 03 , गृह जिला- गया) को अगले आदेश तक प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त , 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद-01( ख )-07 / 2014 का . 1994--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री मनोज जायसवाल, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 619/ 03, गृह जिला - राँची) को अगले आदेश तक उप सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी ) 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद- 01( ख )- 07/ 2014 का . 1995 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री बाल किशुन मुण्डा, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 649 / 03 , गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक अपर समाहर्ता विधि -व्यवस्था, 
जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद- 01(ख )-07/ 2014 का . 1996 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री अशोक कुमार खेतान , 
झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक - 660 / 03 , गृह जिला - मुंगेर ) को अगले आदेश तक उप सचिव, योजना एवं 
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद-01( ख )- 07 / 2014 का . 1997--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय , 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 669 / 03 , गृह जिला- रोहतास) को अगले आदेश तक सचिव , वियाडा, बोकारो 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद- 01( ख)- 07/ 2014 का . 1998 --पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री जय किशोर प्रसाद , झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 691/ 03 , गृह जिला- राँची) को अगले आदेश तक उप सचिव, वन एवं पर्यावरण 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 26 फरवरी 2014 


संख्या-3/ पद-01( ख )- 07/ 2014 का . 1999--उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री दानियल कण्डूलना, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 558/03, गृह 
जिला - हजारीबाग) को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय , 
झारखण्ड, राँची का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


संख्या-3/ पद-01( ख)-07 /2014 का . 2000 -- अधिसूचित अपर समाहर्ता, गुमला श्री परमेश्वर भगत, 
झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 747 / 03 , गृह जिला - राँची) को अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , 
समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ पद-01 ( ख )-07/ 2014 का . 2001-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राजीव रंजन , झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 718 /03 , गृह जिला - राँची) को अगले आदेश तक उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर 
पदस्थापन हेतु इनकी सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -3 / पद - 01 ( ख )- 07 / 2014 का . 2002--पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्रीमती स्मिता टोप्पो, झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 868/03 , गृह जिला - राँची ) को अगले आदेश तक उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर 
पदस्थापन हेतु इनकी सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या -3/ पद- 01 ( ख)-07/ 2014 का . 2003 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री सत्येन्द्र कुमार , झा0प्र0से0 
( कोटि क्रमांक - 734 ए / 03 , गृह जिला- रोहतास) को अगले आदेश तक उप निर्वाचन पदाधिकारी के 
पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा मंत्रिमंडल (निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-3/ पद-01 ( ख )-07/ 2014 का . 2004-- अनुमण्डल पदाधिकारी , घाटशिला के पद पर पदस्थापित 
श्री रामवृक्ष महतो झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 860/ 03 , गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थान हेतु इनकी सेवा मंत्रिमंडल 
(निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या-3/ पद- 01 ( ख)- 07 / 2014 का . 2005 --प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- अंचल अधिकारी, बेड़ो , राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री नन्द किशोर गुप्ता, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक - 789/ 03 , गृह जिला 
मुजफ्फरपुर ) को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के उपरांत स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक उप निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा मंत्रिमंडल 
(निर्वाचन ) विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) बुधवार , 26 फरवरी 2014 


2. ऐसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन हो गया है, एवं 
उनका पदस्थापन कही नहीं हुआ, वे कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची 
में योगदान देंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अखिलेश कुमार बाजपेयी , 


सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 85 _ 50 | 


